रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जुलाई 11, 2019 / आषाढ़ 20 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2019 /ASHADHA 20 , 1941 


सं . 2252 ] 
No. 2252 ] 


वित्त मंत्रालय 
( वित्तीय सेवाएं विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 जुलाई, 2019 
का . आ . 2478( अ). केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 
( 1993 का 51 ) की धारा 1 की उप- धारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र, भाग 
II, खण्ड 3, उप- खंड (ii), तारीख 6 सितम्बर , 2018 में प्रकाशित भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं 
विभाग की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 4312( अ ), तारीख 6 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के अंत में बीस लाख रुपए से अन्यून है शब्दों के पश्चात निम्नलिखित को अंत : स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 

“ किन्तु ये ऐसे ऋणों के संबंध में लागू होते रहेंगे जिनके संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
अर्थात् 6 सितम्बर , 2018 के पूर्व ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वसूली हेतु आवेदन फाइल कर दिया गया है।” । 

[ फा .सं . 3/ 4/ 2018-डीआरटी ] 

वंदिता कौल , संयुक्त सचिव 


3549 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Financial Services) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th July , 2019 
S .O . 2478 (E ) . - In exercise of the powers conferred by sub section (4 ) of Section 1 of the Recovery of Debts Due to 
Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the CentralGovernment hereby makes the following amendments in 
the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance , Department of Financial Services S . O . 4312 ( E ) dated 
the 6th September, 2018 , published in the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub Section ( ii ), dated the 6th September, 2018 , 
namely : 

In the said notification , after the words “ is less than twenty lakh rupees” occurring at the end, the following shall be 
inserted namely: 

“ but shall continue to apply to debts in respect of which an application for recovery has been filed before the Debts 
Recovery Tribunal prior to the date of publication of this notification , that is to say, the 6th day of September, 2018 .” 


[ F . No . 3 /4 /2018 -DRT] 
VANDITA KAUL, Jt. Secy . 


Reine Be 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2019 .07 . 12 
KUMAR 15 :08 :17 + 05 30 


ALOK er det 


